निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 श्रावण 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 668 ) पटना , शुक्रवार , 28 जुलाई 2017 


सं० एल / एच०जी० - 1513 / 2016 - 6767 

गृह विभाग 
(विशेष शाखा) 


संकल्प 

25 जुलाई 2017 
विषय: बिहार गृह रक्षा वाहिनी के समादेष्टा संवर्ग के अंतर्गत उप महासमादेष्टा स्तर के 

पदाधिकारियों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति के बदले कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन 
(Performance Appraisal Report) का अभिलेखन करने हेतु सोपान ( प्रतिवेदक , समीक्षी 
एवं स्वीकरण प्राधिकार) का निर्धारण करने के संबंध में । 

विभागीय संकल्प सं० - एल / एच०जी० - 1513 / 2016 - 07 दिनांक - 02.01. 2017 द्वारा बिहार गृह रक्षा 
वाहिनी के अंतर्गत समादेष्टा संवर्ग के पदधिकारियों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति के बदले कार्य निष्पादन मूल्यांकन 
प्रतिवेदन ( Performance Appraisal Report) के आलेखन हेतु प्रतिवेदक , समीक्षी एवं स्वीकरण प्राधिकार का 
निर्धारण किया गया है । 

2. अधिसूचना सं० - 9825 दिनांक - 19.08.2016 द्वारा बिहार गृह रक्षा वाहिनी के समादेष्टा संवर्ग के अंतर्गत उप 
महासमादेष्टा का दो पद सृजित किया गया है । इस प्रकार उप महासमादेष्टा स्तर के पदाधिकारियों के कार्य निष्पादन 
मूल्यांकन प्रतिवेदन (Performance Appraisal Report ) के आलेखन हेतु प्रतिवेदक, समीक्षी एवं स्वीकरण 
प्राधिकार का निर्धारण करने की आवश्यकता हो गई है । 

अतएव सम्यक विचारोपरांत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के समादेष्टा संवर्ग के अंतर्गत उप महासमादेष्टा 
स्तर के पदाधिकारियों का " कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन " ( Performance Appraisal Report ) में (संलग्न 
परिशिष्ट के अनुसार) निम्न प्रकार से प्रतिवेदक , समीक्षी एवं स्वीकरण प्राधिकारों का निर्धारण वर्ष 2017 - 18 से लागू 
करने का निर्णय लिया गया है: 


बिहार गजट ( असाधारण ), 28 जुलाई 2017 


क्र०सं० 


प्रतिवेदक पदाधिकारी 


समीक्षी पदाधिकारी 


प्रतिवेदित 
पदाधिकारी 


स्वीकरण 
पदाधिकारी 


उप महासमादेष्टा 


महानिरीक्षक - सह - अपर महानिदेशक - सह - महासमादेष्टा, विभागीय मंत्री 
महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी । गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम 
एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, सेवाएँ, बिहार, पटना 

पटना 


आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को परिशिष्ट सहित बिहार राज - पत्र के आसाधारण अंक में 
प्राकशित किया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

___ विमलेश कुमार झा , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 668-571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


